सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष , 1940 ( श० ) 
25 जनवरी , 2019 (ई०) 


संख्या- 72 राँची , शुक्रवार , 


वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 
24 जनवरी , 2019 


संख्या- 3/ मु०स्था०- 36/ 2013- 378 व.प., -- विभागीय अधिसूचना सं0- 3239 दिनांक 2 अगस्त , 2017 
को अवक्रमित करते हुए वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची ( सचिवालय स्तर ) के 
लिए विभाग से संबंधित विषयों के संबंध में याचाना के आधार पर सूचनाएँ उपलबध कराये जाने के निमित्त 
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 5( 1 ) के अन्तर्गत अगले आदेश तक निम्न पदाधिकारियों को 
प्रथम अपीलीय प्राधिकार, जन सूचना पदाधिकारी एवं सहायक जन सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है । 
(i) प्रथम अपीलीय प्राधिकार 

- श्री राकेश कुमार , उप सचिव 
(ii ) जन सूचना पदाधिकारी 

- श्री अशोक कुमार ठाकुर, अवर सचिव 
(iii) सहायक जन सूचना पदाधिकारी - श्री इरशाद आलम, प्रशाखा पदाधिकारी 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

भगवान झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 72 -- 50 


